रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


F 


. 


. . 


+ 


1 


4 


. 


. 


. 


EL-: 


17." 


int 


F 


. . 


. 





: 


सामंत्रजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


www 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 82 ]] 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 3 , 2016 / माघ 14 , 1937 
No . 82 ] NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 3, 2016/ MAGHA 14 , 1937 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 फरवरी, 2016 

सं . 01/ 2016- सेवा कर 
सा . का . नि . 139( अ ). — वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/ 2012- सेवा कर , दिनांक 29 जून , 2012 , 
सा . का .नि . सं . 519 ( अ ), दिनांक 29 जून , 2012 के भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित , में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
यथा : 
उक्त अधिसूचना में , 
( क ) स्पष्टीकरण में , 
(I) उपवाक्य ( क ) में , उप -उपवाक्य (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप - उपवाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 
"(i) उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं के मामले में , जिनके निर्यात के लिए कर योग्य सेवाओं जिनका कि कारखाने के बाहर या किसी अन्य 
स्थान पर या उक्त वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण के परिसरों में प्रयोग हुआ है; " 
(II) उपवाक्य ( ख) को निरसित किया जाएगा ; 
( ख) दरों की अनुसूची में , कॉलम ( 4) में , - 

_ i. जहां- जहां अंक "0.04", आये हों उनके स्थान पर अंक "0.05 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 
ii. जहां - जहां अंक " 0 . 06 ", आये हों उनके स्थान पर अंक " 0 .07 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
iii. जहां - जहां अंक " 0. 08 ", आये हों उनके स्थान पर अंक " 0. 09 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
iv . जहां- जहां अंक "0.12", आये हों उनके स्थान पर अंक "0.14 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
v . जहां - जहां अंक " 0. 18 ", आये हों उनके स्थान पर अंक "0 . 21 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और 
vi. जहां - जहां अंक "0 . 20 ", आये हों उनके स्थान पर अंक " 0. 23 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 

[ फा . सं . 332 / 18/ 2015 -टीआरयू ] 

के . कालीमुत्थू , अवर सचिव 


543 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3(i) ] 


नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 41/ 2012- सेवा कर, दिनांक 
29 जून , 2012 के द्वारा, सा . का . नि . 519 ( अ), दिनांक 29 जून , 2012 के तहत प्रकाशित किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd February , 2016 

____ No. 01/ 2016 - Service Tax 
G . S. R. 139 ( E). - In exercise of the powers conferred by section 93A of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the 
Central Government, hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 41/2012 – Service Tax, dated the 29th June , 2012, published in the 
Gazette of India , Extraordinary , vide number G . S . R . 519 ( E ), dated the 29th June, 2012 , namely : 

In the said notification , 
(a ) in the Explanation , 

(I) In clause ( A), for sub -clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely : 
" (i) in the case of excisable goods , taxable services that have been used beyond factory or any other place or 
premises of production or manufacture of the said goods, for their export ;" ; 
(II ) clause ( B ) shall be omitted ; 


(b ) in the Schedule of rates, in column (4 ), 

(i ) for the figures “ 0 .04 ” , wherever they occur, the figures “ 0 .05” shall be substituted ; 
(ii ) forthe figures “ 0 . 06 ", whereverthey occur, the figures “ 0 . 07 " shall besubstituted ; 
( iii) for the figures " 0 .08 ” , wherever they occur, the figures “ 0 .09 ” shall be substituted ; 
(iv ) for the figures “0. 12 ", wherever they occur, the figures “0. 14 " shall be substituted ; 

for the figures “ 0 . 18 ” , wherever they occur, the figures “ 0 . 21” shall be substituted ; and 
( vi ) 

for the figures “ 0. 20 ", wherever they occur, the figures “ 0. 23 ” shall be substituted . 


( v ) 


[ F. No . 332 / 18/ 2015- TRU ] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section 
(i), vide notification No . 41/ 2012 – Service Tax , dated the 29th June, 2012 vide number G . S . R . 519 ( E ), dated the 
29th June, 2012. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2016 

सं . 02/ 2016- सेवा कर 
सा . का . नि .140( अ).- वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 की उपधारा ( 1), वित्त अधिनियम, 2015 
( 2015 का 20 ) की धारा 119 की उपधारा ( 5) के साथ पठित , के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , इस बात से 
संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतवारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना 
सं . 12/ 2013- सेवा कर , दिनांक 1 जुलाई, 2013, भारत के राजपत्र , असाधारण में सा . का . नि . 448 ( अ), दिनांक 1 जुलाई, 2013 के 
तहत प्रकाशित, में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , पैराग्राफ 3 में , उप - पैराग्राफ (III) में , उपवाक्य ( ख) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत: स्थापित 
किया जाएगा , यथा : 

"( खक ) विशेष आर्थिक जोन की इकाई या कोई डेवलपर निम्नलिखित के लिए हकदार होगा 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


i. 


ऐसी विशिष्ट सेवाओं पर भुगतान किए गए स्वच्छ भारत उपकर की वापसी के लिए जिन पर आदित : छूट उपलब्ध है लेकिन 
उनका दावा नहीं किया गया है; और 
ऐसी राशि की वापसी के लिए जिनकी संगणना उपवाक्य ( क ) के अनुसार वितरित कुल सेवा कर को लागू स्वच्छ भारत उपकर 
से गुणा करके और इस प्रकार आने वाले गुणनफल में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ख में विनिर्दिष्ट सेवा कर की दर से 
भाग देकर की जाती है। " 


[ फा . सं . 332 /18/ 2015 -टीआरयू ] 

के . कालीमुत्थू, अवर सचिव 
नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 12/2013 - सेवा कर, 
दिनांक 1 जुलाई, 2013 के द्वारा , सा . का. नि . 448 ( अ), दिनांक 1 जुलाई, 2013 के तहत , प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार 
अधिसूचना सं . 7/ 2014 - सेवा कर , दिनांक 11 जुलाई , 2014, सा . का . नि . सं . 476 ( अ ), दिनांक 11 जुलाई , 2014 के तहत , संशोधन 
किया गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd February , 2016 

No. 02/2016 -Service Tax 
G .S . R . 140 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 93 of the Finance Act , 1994 
(32 of 1994 ), read with sub -section (5 ) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes following further amendments in the 

notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue), No . 12/ 2013 - Service Tax , 
dated the 1st July, 2013, published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number G .S.R . 448 (E ), dated the 
1st July, 2013, namely : 

___ In the said notification, in paragraph 3, in sub -paragraph (III), after clause ( b), the following clause shall be 
inserted , namely : 
“ (ba ) the SEZ Unit or the Developer shall be entitled to 

i. refund of the Swachh Bharat Cess paid on the specified services on which ab -initio exemption is 

admissible but not claimed ; and 
ii. the refund of amount as determined by multiplying total service tax distributed to it in terms of clause 

(a ) by effective rate of Swachh Bharat Cess and dividing the product by rate of service tax specified 
in section 66B of the Finance Act, 1994 .” . 

__ [ F. No. 332/18/2015-TRU ] 

K . KALIMUTHU, Under Secy . 
Note.- The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , by notification No. 12 / 2013 – 
Service Tax , dated the 1st July , 2013 , vide number G .S . R . 448 ( E ), dated the 1st July , 2013 and last amended by 
notification No . 7 / 2014- Service Tax , datedthe 11th July , 2014 vide number G . S. R. 476( E), dated the 11th July, 2014. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 3 फरवरी, 2016 


सं . 03/ 2016- सेवा कर 


सा . का . नि . 141 ( अ). - सेवा कर नियमावली , 1994 के नियम 6क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतदद्वारा , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/ 2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून , 2012, भारत के 
राजपत्र , असाधारण में सा . का. नि . 481( अ), दिनांक 20 जून , 2012 के तहत प्रकाशित , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 


उक्त अधिसूचना में , स्पष्टीकरण 1 में उपवाक्य ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART II _ SEC. 3(i)] 


“( घ ) यथा वित्त अधिनियम , 2015 ( 2015 का 20 ) की धारा 119 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत लगाया गया स्वच्छ भारत उपकर। " 


[ फा . सं . 332 / 18/ 2015 -टीआरयू 


के . कालीमुत्थू , अवर सचिव 


नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में अधिसूचना सं . 39/ 2012 - सेवा कर , दिनांक 
20 जून , 2012 के द्वारा , सा . का . नि . 481 ( अ), दिनांक 20 जून , 2012 के तहत प्रकाशित किया गया है। 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd February , 2016 


No. 03 /2016- Service Tax 


G .S.R . 141(E ). — In exercise of the powers conferred by rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 , the Central 
Government, hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ), No. 39 /2012 - Service Tax , dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of 
India , Extraordinary, vide number G . S .R . 481( E ), dated the 20th June, 2012 , namely : 


In the said notification , in Explanation 1 , after clause (c ), the following clause shall be inserted , namely: 


" (d ) Swachh Bharat Cess as levied under sub -section ( 2 ) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015 )." 


[ F. No. 332/ 18/2015-TRU ] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section 
(i), vide notification No. 39 /2012 – Service Tax , dated the 20th June, 2012 vide number G .S .R . 481 (E ), dated the 20th 
June, 2012. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2016 

सं . 02/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे. ) 
सा . का .नि . 142( अ ). – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 और वित्त अधिनियम , 1994 
( 1994 का 32 ) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , एतदद्वारा , सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 2004 में और 
आगे संशोधन करती है, यथा : 
1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट ( द्वितीय संशोधन) रूल्स, 2016 कहा जाएगा । 
( 2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 ( एतश्मिन पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में , नियम 2 में , उपवाक्य (ठ) में , उप-उपवाक्य (ग ) 
के पश्चात , निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 

" स्पष्टीकरण :- इस उपवाक्य के प्रयोजन के लिए विक्रय संवर्धन में वे सेवाएं भी शामिल हैं जो कि कमीशन के आधार पर शुल्क 
वाले माल की बिक्री कराने के माध्यम से दी जाती हैं ।” 


3. उक्त नियमों में , नियम 3 में , उप-नियम ( 4) में , 6वें परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ बशर्ते और भी कि उप -नियम (1 ) में विनिर्दिष्ट किसी शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग वित्त अधिनियम, 2015 ( 2015 का 
20) की धारा 119 की उप - धारा ( 2) के अंतर्गत लगाये जाने वाले स्वच्छ भारत उपकर के भुगतान में नहीं किया जाएगा। " 

[ फा .सं . 332 /18/ 2015 -टीआरयू 

के. कालीमुत्थू, अवर सचिव 
नोट : मूल नियमावली को अधिसूचना सं . 23/ 2004 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा , सा . का. नि . 
600 ( अ), दिनांक 10 सितम्बर , 2004 के तहत , भारत के राजपत्र , असाधारण, के भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया 
था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं . 01/ 2016 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे.), दिनांक 1 फरवरी , 2016 के द्वारा , जिसे सा . का . नि . 
132 ( अ ), दिनांक 1 फरवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , 
संशोधन किया गया है । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd February, 2016 

No. 02/ 2016 -Central Excise (N . T .) 
G . S . R.142 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 
1944 ) and section 94 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the CENVAT Credit Rules , 2004 , namely : - 


1. (1 ) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2016 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the CENVAT Credit Rules , 2004 ( here-in- after referred to as the said rules ), in rule 2, in clause (1), after 
sub- clause ( C ) ,the following Explanation shall be inserted , namely: 

“ Explanation . For the purpose of this clause , sales promotion includes services by way of sale of dutiable 

goods on commission basis .” . 
3. In the said rules, in rule 3, in sub -rule ( 4), after the sixth proviso , the following proviso shall be inserted, 
namely : - 


" Provided also that the CENVAT credit of any duty specified in sub - rule ( 1) shall not be utilised for payment 
of the Swachh Bharat Cess leviable under sub -section (2 ) of section 119 of the Finance Act , 2015 ( 20 of 
2015 ) : ". 


[ F. No. 332 / 18 / 2015 - TRU ] 

K. KALIMUTHU, Under Secy. 
Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub- section 
(i), vide notification No. 23 / 2004 -Central Excise (N . T .), dated the 10th September, 2004 vide number G . S . R . 600 ( E ), 
dated the 10th September , 2004 and last amended vide notification No . 01 /2016 - Central Excise (N . T .), dated the 
1st February , 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number 
G . S. R. 132 ( E ), dated the 1st February, 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


